निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


क 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 भाद्र 1942 ( श ० ) 
(सं 0 पटना 541 ) पटना , बुधवार , 9 सितम्बर 2020 


वित्त विभाग 


आदेश 

8 सितम्बर 2020 
सं ० 01 / स्था ० ( ले ० से 0 ) -07 / 2017-4589 / वि ० - मो ० जमील , बिहार लेखा सेवा, वरीय कोषागार 
पदाधिकारी, दलसिंहसराय - सह - प्रभारी शाहपुर पटोरी कोषागार एवं श्री गोविन्द झा , बिहार लेखा सेवा, 
सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, वित्त विभाग, बिहार , पटना को महालेखाकार, बिहार एवं वित्त विभाग 
के बीच लंबित लेखा का सामंजन एवं लेखाकंन कार्यों के ससमय निष्पादन हेतु अगले छ : माह के लिए वित्त 
विभाग में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

2. कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर अपने कार्यों के अतिरिक्त दलसिंहसराय एवं शाहपुर पटोरी, 
कोषागार के प्रभार में रहेगें । 
3. प्रस्ताव में माननीय उप मुख्य( वित्त ) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

आदेश से . 
ओम प्रकाश झा , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 541-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


